Regd . No . CHD/ 0093 / 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


याणा 


INA- 


OV 


OF AL 


YARYO 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 216- 2017/ Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 11 , 2017 ( AGRAHAYANA 19 , 1939 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 
संख्या 18 / 171 / 2017 - 3क1. - हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावाली, 1977 के नियम - 9 के उपबन्धों 
के अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध मे पूर्व में जारी आदेशों / अधिसूचना को निरस्त करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा 
नगर पालिका , बेरी, जिला - झज्जर के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों को जानकारी हेतु प्रकाशित 
किया जाता है , जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति 
पर या इसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो , जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय 
निकाय विभाग / महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला द्वारा उपायुक्त , झज्जर के माध्यम से किसी व्यक्ति से 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस प्रकार की विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - नगरपालिका बेरी सीमा के उत्तर -पूर्वी बिन्दू जो बेरी - डीघल रोड़ पर स्थित है से सीमा के साथ - 2 डी. ए. वी . 
स्कूल के पिछे वाले रास्ते से धनपत के मकान के साथ - 2 हरिचन्द के मकान तक तथा हरिचन्द के मकान से पूर्व की दिशा में 
रामफल के मकान तक तथा रामफल के मकान से अनूप के मकान तक तथा अनूप के मकान से दक्षिण दिशा में रामकर्ण के 
मकान से होते हुए कुन्दन के मकान तक तथा कुन्दन के मकान से पूर्व - उत्तर दिशा में ईश्वर के मकान से होते हुए हर्बल 
पार्क डीघल रोड़ तक तथा डीघल रोड़ के आरम्भिक बिन्दू तक । 


( 4784 ) 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), DEC . 11, 2017 (AGHN . 19 , 1939 SAKA) 


4785 


वार्ड नं0 02 : - नगरपालिका बेरी सीमा के फिरनी पर हवा सिंह के मकान से दक्षिण दिशा में जयभगवान के मकान तक 
तथा जयभगवान के मकान से पूर्व दिशा में विजय पुत्र श्री जिले सिंह के मकान से होते हुए कर्मवीर के मकान तक तथा 
कर्मवीर के मकान से पूर्व दिशा में लगते रास्ता जिस पर दक्षिण दिशा में धर्मेन्द्र पुत्र श्री कंवल सिंह के मकान तक तथा 
धर्मेन्द्र पुत्र श्री कंवल सिंह के मकान से पुराना माजरिया शिव मन्दिर तक तथा पुराना माजरिया शिव मन्दिर से उत्तर दिशा में 
सेठ श्योराम के मकान से होते हुए कर्ण सिंह का मकान जो फिरनी रोड़ पर स्थित है से हवा सिंह के मकान से आरम्भिक 
बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 03 : - हर्बल पार्क के पूर्वी - दक्षिणी किनारे से दक्षिण दिशा में डीघल - बेरी रोड़ पर डा0 लक्ष्मण के मकान तक , 
डा0 लक्ष्मण के मकान से पश्चिम दिशा में चांद सिंह के मकान से होते हुए उत्तर दिशा में राजेन्द्र के मकान तक , राजेन्द्र के 
मकान से पश्चिम दिशा में धर्मेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार के मकान तक , धर्मेन्द्र पुत्र श्री रामकुमार के मकान से पश्चिम दिशा में 
महावीर प्रसाद के मकान से होते हुए लाला चक्की वाले के मकान तक तथा लाला चक्की वाले के मकान से उत्तर दिशा में 
रामचन्द्र के मकान तक तथा रामचन्द्र के मकान से पूर्व - उत्तर दिशा में ऋषि पाल के मकान से होते हुए हर्बल पार्क डीघल 
रोड़ के आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 04 : - दीपा किरयाणा की दुकान से पूर्व दिशा में चंदू के मकान से होते हुए धर्मवीर के मकान तक तथा धर्मवीर के 
मकान से पूर्व दिशा में चौपाल से उत्तर दिशा में दिलबाग के मकान से होते हुए कृष्ण के मकान तक तथा कृष्ण के मकान से 
योगी पुत्र श्री जोरावर के घेर तक तथा योगी पुत्र श्री जोरावर के घेर से पश्चिम दिशा में जितेन्द्र पार्षद के मकान तक तथा 
जितेन्द्र पार्षद के मकान से पूर्व - दक्षिण दिशा में राजकुमार पुत्र श्री नन्दराम के मकान तक तथा राजकुमार पुत्र श्री नन्दराम के 
मकान से पश्चिम दिशा तथा फिर दक्षिण दिशा में राज सिंह पुत्र श्री शीशराम के मकान तक तथा राज सिंह पुत्र श्री शीशराम 
के मकान से उत्तर दिशा में बुद्ध राम के मकान तक तथा बुद्ध राम के मकान से पश्चिम दिशा में तथा परसराम पुत्र 
श्री रामकिशन की दूकान तक तथा परसराम पुत्र श्री रामकिशन की दुकान से उत्तर दिशा में पुराना माता मन्दिर से होते हुए 
दीपा की दूकान के आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 05 : - डीघल रोड़ पर नरेश पुत्र श्री मामराज के मकान से बस स्टैण्ड की तरफ धर्मपाल पुत्र श्री सरदारा के मकान 
तक तथा धर्मपाल पुत्र श्री सरदारा के मकान से पश्चिम दिशा में जन स्वास्थ्य विभाग के बूस्टर तक, बूस्टर से उत्तर दिशा में 
फिर पूर्व दिशा में रिसाल के मकान तक तथा रिसाल के मकान से उत्तर दिशा फिर पश्चिम दिशा फिर पूर्व दिशा में रामफल 
पुत्र श्री किशनलाल के मकान तक तथा रामफल पुत्र श्री किशनलाल के मकान से पश्चिम दिशा में मांगे के मकान तक तथा 
मांगे के मकान से पूर्व दिशा में डीघल रोड़ पर नरेश के मकान से आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 06 : - डीघल - बेरी रोड़ पर कृष्ण पुत्र श्री धनराज के मकान से दूजाना मोड़ से होते हुए नया माता का मन्दिर से 
नगरपालिका सीमा के साथ - साथ जोकि बेरी - जहाजगढ़ रोड़ को पार करते हुए बेरी - बाघपुर रोड पर मिलती है से उत्तर दिशा 
में शिव चौंक से होते हुए सिविल हस्पताल के पीछे वाली गली से सेढ़ माता मन्दिर के सामने तक तथा सेढ़ माता मन्दिर के 
सामने से पुराना माता मन्दिर रोड़ पर धनखड़ हस्पताल तक तथा धनखड़ हस्पताल से पूर्व दिशा में डीघल रोड़ पर कृष्ण पुत्र 
श्री धनराज के आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 07 : - पुराने माता मन्दिर रोड़ पर कंसल साड़ी सेन्टर से सेढ़ माता के मन्दिर तक तथा सेढ़ माता मन्दिर के 
पश्चिम दिशा में सिविल हस्पताल के पिछे वाली गली से होते हुए शिव चौंक तक तथा शिव चौंक से बेरी - बाघपुर रोड़ पर 
नगरपालिका की सीमा तक तथा बेरी - बाघपुर रोड़ पर नगरपालिका सीमा के बिन्दू से पश्चिम दिशा में नगरपालिका की सीमा 
के साथ - 2 बेरी - कबूलपुर रोड़ के बिन्दू तक तथा बेरी - कबूलपुर रोड़ के बिन्दू से उत्तर - पूर्वी दिशा में सरस्वती शिशु मन्दिर 
स्कूल के पिछे से होते हुए सत्यनारायण पुत्र श्री श्यामलाल के मकान तक तथा सत्यनारायण पुत्र श्री श्यामलाल के मकान से 
पूर्व दिशा में मेन बाजार रोड़ को पार करते हुए कंसल साडी सेन्टर तक जो कि आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 08 : - श्रीचन्द के मकान से दक्षिण दिशा में पुराना माता मन्दिर रोड़ पर सत्यनारायण आवलिया के मकान तक 
सत्यनारायण आवलिया के मकान से पूर्व दिशा ऋषि के मकान से होते हुए दक्षिण दिशा में जन स्वास्थ्य विभाग के बूस्टर तक 
बूस्टर से राजेन्द्र पुत्र श्री रतिराम के मकान तक राजेन्द्र पुत्र श्री रतिराम के मकान से उत्तर दिशा में गजानन्द कंसल के 
मकान तक गजानन्द कंसल के मकान से पश्चिम दिशा में जयभगवान दहीवाले की दूकान तक तथा जयभगवान दहीवाले की 
दूकान से उत्तर दिशा में मेन बाजार रोड़ पर सिटी स्कूल के साथ - 2 पूर्व दिशा में श्रीचन्द के मकान के आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 09 : - लाला की चक्की से पश्चिम दिशा से होते हुए दक्षिण दिशा में मेन बाजार के रोड़ पर सेठ विजय कुमार की 
दूकान तक तथा सेठ विजय कुमार की दुकान से पश्चिम दिशा में पुरूशोतम के मकान तक तथा पुरुशोतम के मकान से उत्तर 
दिशा में फिर पश्चिम दिशा में मुरारी के मकान तक तथा मुरारी के मकान से उत्तर दिशा में प्रदीप पुत्र श्री जीतू के मकान 
तक तथा प्रदीप पुत्र श्री जीतू के मकान से पूर्व दिशा में भोगलान चौपाल होते हुए पुराना गोच्छी रोड़ पर ओमप्रकाश के मकान 
तक तथा ओमप्रकाश के मकान से लाला की चक्की के आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 10 : - अनिल पुत्र श्री जगबीर के मकान से पूर्व दिशा में मुरारी के मकान तक तथा मुरारी के मकान से पूर्व - दक्षिण 
दिशा में होते हुए पश्चिम दिशा में रणवीर पुत्र श्री पृथी के मकान तक तथा रणवीर पुत्र श्री पृथी के मकान से दक्षिण दिशा में 
मा० शिवशंकर गोयल के मकान से होते हुए पूर्व - दक्षिण दिशा में विशंभर दयाल के मकान तक तथा विशंभर दयाल के मकान 
से पश्चिम - दक्षिण दिशा में सिद्धि विनायक मन्दिर स्वराजगंज तक तथा सिद्धि विनायक मन्दिर स्वराजगंज से पश्चिम - उत्तर 
दिशा में सद्दे पुत्र श्री राजे के मकान तक तथा सद्दे पुत्र श्री राजे के मकान से उत्तर दिशा में अनिल पुत्र श्री जगबीर के 
मकान के आरम्भिक बिन्दू तक । 


4786 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 11, 2017 (AGHN . 19 , 1939 SAKA ) 


वार्ड नं0 11 : - दुर्गा प्रसाद धर्मशाला से पूर्व दिशा में जसवंत पुत्र श्री तेजा के मकान तक तथा जसवंत पुत्र श्री तेजा के 
मकान से दक्षिण दिशा में मास्टर लक्ष्मीनाराण के मकान तक तथा मास्टर लक्ष्मीनाराण के मकान से पश्चिम दिशा में धर्मवीर 
पुत्र श्री दरिया के मकान तक तथा धर्मवीर के मकान से दक्षिण - पश्चिम दिशा में मास्टर रणवीर के मकान तक तथा मास्टर 
रणवीर के मकान से उत्तर दिशा में राधाकृष्ण मन्दिर के साथ - 2 दुर्गाप्रसाद धर्मशाला के आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 12 : - नगरपालिका सीमा की उत्तरी सीमा नजदीक रूड़मल स्कूल से दक्षिण दिशा में फिरनी रोड़ तक तथा फिरनी 
रोड़ के साथ - 2 पूर्व दिशा में तिकोना पार्क तक तथा तिकोना पार्क से दक्षिण - पूर्वी दिशा में बैठाण पाना धर्मशाला तक तथा 
बैठाण पाना धर्मशाला से दक्षिण दिशा में बाहर वाली परस छाज्याण पाना तक तथा बाहर वाली परस से पश्चिम दिशा में रूप 
पुत्र श्री जिले के मकान तक तथा रूप के मकान से दक्षिण दिशा में रवि पुत्र श्री राजे के मकान तक तथा रवि पुत्र श्री राजे के 
मकान से पं0 मांगेराम पुत्र श्री नानहड़ के मकान तक तथा पं0 मांगेराम के मकान से पश्चिम - दक्षिण दिशा में बेरी - कबूलपूर 
रोड़ के संगम तक तथा बेरी - कबूलपूर रोड़ के साथ - 2 उत्तर दिशा में नगरपालिका उत्तरी सीमा व बेरी - कबूलपूर रोड़ के 
संगम तक तथा पूर्व दिशा में नगरपालिका की सीमा के साथ - 2 आरम्भिक बिन्दू तक । 
वार्ड नं0 13 : - नगरपालिका उत्तरी सीमा डी. ए. वी . स्कूल के पिछे से दक्षिण दिशा में सुखबीर के मकान तक तथा सुखबीर 
के मकान से पश्चिम दिशा में फिरनी रोड़ के साथ - 2 लक्ष्मण पुत्र श्री सुरजभान के मकान तक तथा लक्ष्मण के मकान से 
दक्षिण दिशा में फिरनी रोड़ को पार करते हुए दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा फिर पश्चिम दिशा में 
धीर सिंह के मकान तक तथा धीर सिंह के मकान से पं0 रामअवतार के मकान से होते हुए पश्चिम दिशा में धर्मशाला पाना 
बैठाण तक तथा धर्मशाला पाना बैठाण से उत्तर - पश्चिम दिशा में तिकोना पार्क तक तथा तिकोना पार्क से पश्चिम दिशा में 
फिरनी रोड़ के साथ - 2 फिर फिरनी रोड़ से उत्तर दिशा में नगरपालिका उत्तरी सीमा के आरम्भिक बिन्दू तक । 


आनन्द एम. शरन , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 11th December, 2017 
No.18/171/ 2017- 3C1 . - In pursuance of the provision of Rule-9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules, 1977 and in supersession of all previous orders / notification issued in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee, Beri, 
District – Jhajjar for information of the persons likely to be affected thereby . 

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 10 days from the date of publication of this order in the official gazette, together with objections 
and suggestions if any, which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana , Urban Local 
Bodies Department /Director General, Urban Local Bodies, Haryana , Panchkula through Deputy Commissioner , 
Jhajjar from any person in respect of the proposal before the expiry of the period so specified . 

Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 :- Starting from junction point of Northern – Eastern boundary of M .C . Beri and Beri – Dighal Road 
and moving along municipal boundary to D . A . V . School back side street to house of Hari Chand via house of 
Dhanpat, thence house of Hari Chand to house of Ramphal in East direction and house of Ramphal to house of 
Anoop, House of Anoop to house of Kundan via house of Ram karan which situated on Southern side street of house 
of Anoop, thence house of Kundan to Herbal Park at Dighal Road in Eastern – Northern direction i.e . starting point. 
Ward No. 02 :- Starting from the house of Hawa Singh at Phirni of M . C . Beri to house of Jai Bhagwan South 
direction from Jai Bhagwan house to Karambir house via home of Vijay S /o Sh . Zile Singh in East direction , from 
Karambir house to Dharambir S /o Sh . Kawal Singh house which as situated on Eastern street from Karambir house 
via South direction , then Dharambir S /o Sh . Kawal Singh house to Old Majariya Shiv temple, then old Majariya Shiv 
Temple to the house ofSeth Sheoram which situated on the main Road of Seth Sheoram in north direction i.e . starting 
point . 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA . ), DEC . 11, 2017 (AGHN . 19 , 1939 SAKA ) 


4787 


Ward No. 03 :- Starting from the Eastern - Southern corner of Herbal Park to house of Dr. Laxman at Dighal – Beri 
Road in South direction , thence Dr. Laxman house to Rajender house via House of Chand Singh in West direction 
then North direction , thence Rajender house to house of Dharmender S / o Ram Kumar in West direction and 
Dharmender S /o Ram Kumar house to house of Laala Chakki wala via house of Mahavir Parsad in West direction 
thence house of Laala Chakki wala to house of Ram Chander in North direction , thence Ram Chander house to 
Herbal Park at Dighal Road via Rishipal house in East - Northern direction i.e . starting point. 
Ward No. 04 :- Starting from Deepa Kiryana Store to Dharambir house via Chandu house in East direction and 
house of Dharambir to Choupal then in Northern direction to house of Krishan via house of Dilbag , thence house of 
Krishan to Gher of Yogi S /o Jorawar, thence Gher of Yogi S /o Jorawar to house of Sh . Jitender in West direction , 
thence Jitender house to house of Raj Kumar S /o Nandram in East - South direction, thence house of Raj Kumar S /o 
Nandram to house of Raj Singh S / o Shishram in West then South direction and house of Rajender S /o Shishram to 
house of Budhram in North direction thence Budhram house to Parasram S /o Ram Kishan shop thence Parasram Shop 
to Deepa Kiryana Store via old Mata Mandir in North direction i.e . starting point. 


Ward No. 05 :- Starting from Naresh S /o Mamraj house at DighalRoad to house of Dharampal S /o Sardara towards 
Bus stand at Dighal – Beri Road , thence house of Dharampal to Public Health Booster in West direction , thence 
Booster to house of Rishal thence Rishal House to Ramphal House in North direction then West direction then East 
direction , thence Ramphal S /o Kishan Lal house to Mange house in West direction , thence Mange house to Naresh 
house in East direction i.e. starting point. 
Ward No. 06 : - Starting from house of Krishan S/o Dhanraj at Dighal Beri Road to New Mata Mandir via Dujana 
mod then going along Municipal Boundary which cross the Beri- Jahajgarh Road to meet the junction point of Beri 
Baghpur Road and Southern Municipal Committee Limit . Then Junction of Southern Boundary of Municipal 
Committee Beri and Beri - Baghpur Road to back side Civil Hospital street via Shiv Chowk in North direction , thence 
this point to in front of Sedh Mata Mandir in East direction thence this point to Dhankhar Hospital in North direction 
at Old Mata Mandir Road , thence Dhankhar Hospital to House of Krishan S /o Dhanraj in East direction i.e . starting 
point. 


Ward No. 07 :- Starting from Kansal Saree Centre situated at old Mata Mandir Road to Sedh Mata Mandir back side 
Civil Hospital street, thence Sedh Mata to Shiv Chowk , thence Shiv Chowk to Junction point of Southern M . C . 
Boundary and Beri - Baghpur Road , thence going along MC Boundary upto junction point of Beri - Kabulpur Road 
with MC Boundary , thence moving in Sarswati Shishu Mandir School back side Road in North South direction to the 
house of Satnarain S /o Sh . Shyam Lal, thence house of Satnarain to Kansal Saree Centre by crossing the main bazaar 
Road in East direction i.e. starting point. 
Ward No. 08 :- Starting from the house of Shri Chand to Sat Narain Anwalia house at Old Mata Mandir Road in 
South direction , thence Sat Narain Anwalia house to Public Health Booster in South direction via Rishi house, thence 
Booster to Rajender S /o Rati Ram house, Rajender S /o Rati Ram house to Gajanand Kansal house in North direction , 
thence Gajanand Kansal house to Shop of Jai Bhagwan Dahi wala in West direction thence Shop of Jai Bhagwan 
DahiWala to Shri Chand house atmain bazaar Road via City School in East direction i.e . the starting point. 
Ward No. 09 :- Starting from Lala Ki Chakki to Shop of Seth Vijay Kumar at main bazaar in West direction then 
South direction , thence shop of Vijay Kumar to house of Purshotam in West direction , thence house of Purshotam to 
Murari house in North direction then West direction , thence house of Murari to house of Pardeep S /o Sh . Jeetu in 
North direction , thence Pardeep house to Om Parkash house at old Gochhi Road via Bhoglan Choupal in East 
direction , thence Om Parkash House to Lala Ki Chakki i.e . starting point. 
Ward No. 10 :- Starting from house of Anil S /o Jagbir to Murari house in East direction , thence Murari house to 
house of Ranbir S /o Parithi in East - South direction then West direction , thence house of Randhir S /o Parithi to 
Bishambar Dayal house in South direction then East - South Direction via Master Shiv Shankar Goyal house , thence 
house of Bishambar Dayal to the Sidhi Vinayak Temple at Swaraj Ganj in West – South direction , thence Sidhi 
Vinayak Temple to house of Sadde S /o Raje in West - North direction, thence Sadde S /o Raje house to house of Anil 
S /o Jagbir i.e . starting point. 
Ward No . 11 :- Starting from Durga Parshad Dharamshala to Jaswant S /o Sh . Tejja house in East direction , thence 
Jaswant house to Master LaxmiNarayan in South direction , thence house of Master LaxmiNarayan house to house 
of Dharambir S /o Daria in West direction , thence Dharambir house to Master Ranbir house in South – West direction , 
thence Master Ranbir house to Durga Parshad Dharamshala via Radha Krishan Mandir in North direction i.e . starting 
point. 


4788 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA . ), DEC . 11 , 2017 ( AGHN . 19 , 1939 SAKA ) 


Ward No. 12 :- Starting from the Northern M . C . boundary near Rurmal School to Phirni Road in South direction , 
thence moving along the Phirni Road in East direction to Tikona Park , thence Tikona Park to Baithan Pana 
Dharamshala in South - East direction , thence Baithan Pana Dharamshala to outer Choupal (Bahar wali Paras ) 
Chhajyan Pana , thence Bahar wali Paras to house of Roop Singh S / o Zile Singh in West direction , thence house of 
Roop to house of Ravi S /o Raje in South direction , thence house of Ravi S /o Raje to house of Pandit Mangeram , 
thence house of Pandit Mange Ram to junction point of Southern M .C . boundary and Kabulpur Road in West – South 
direction , thence moving along Kabulpur Road in North direction upto the junction point of Kabulpur Road and 
Northern M .C . boundary , from this pointmoving along Northern M .C . boundary in East direction to the point in near 
Rurmal School i.e. starting point. 
Ward No. 13 : - Starting from Northern M .C . boundary near back side DAV School to house of Sukhbir in South 
direction , thence Sukhbir house to Laxman S /o Surajbhan house in West direction along Phirni Road , thence house of 
Laxman to house of Dhir Singh by crossing Phirni Road in South direction then East direction , then turning in South 
direction then turning in West direction , thence house of Dhir Singh to in front of Dharamshala Pana Baithan via 
Pandit Ramavtar house in West direction , thence in front of Baithan Dharamshala to Tikona Park , then moving from 
Tikona Park along Phirni Road in West direction . Then from this point to Northern M . C . boundary in North direction 
i.e . starting point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


55857 – C . S . 


H .G .P ., Chd. 


